सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 790 राँची, सोमवार , 


14 अक्टूबर , 2019 ( ई ० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 
11 अक्टूबर , 2019 


संख्या -04/ आ०1-47/ 2015- 3195 श्री बिरियाँ उराँव ( राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 ) 
तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक , रामगढ़ सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध रामगढ़ जिला 
में पदस्थापन अवधि में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का ससमय 
अनुपालन नहीं करने, पदीय दायित्व के निर्वहन में कोताही बरतने, सरकारी विद्यालयों 
में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित पोशाक वितरण योजना का ससमय 
निश्पादन क्रियान्वयन नहीं करने, पर्यवेक्षण/ अनुश्रवण के आभाव में कतिपय विद्यालयों 
में मध्याह्न भोजन बंद रखने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल 
आचरण करने के प्रथम दृश्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 
1767 दिनांक -28.05.2019 द्वारा झारखंड पेंशन नियमावली के नियम -43( ख ) के तहत 
विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 14 अक्टूबर, 2019 
विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी- सह-विभागीय जाँच 
पदाधिकारी के पत्रांक -259( अनु ०) दिनांक-13.09.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को 
समर्पित किया गया । उक्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री उराँव के विरूद्ध प्रपत्र- क में 
गठित कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया । 

संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच निष्कर्ष के सम्यक समीक्षोपरांत उक्त 
जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री उराँव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को 
समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


आदित्य कुमार आनन्द, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 790 - 50 


